. . . 


Mu 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 चैत्र , 1940 ( श० ) 
4 अप्रैल , 2018 ( ई० ) 


संख्या - 409 राँची, बुधवार , 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
26 फरवरी , 2018 


संख्या -11/कच आ०- 16 - 06/ 2013 का . 1483 -- विभागीय अधिसूचना सं० 
11/कच आ०- 06/ 2013 का०- 8566, दिनांक 28 सितम्बर , 2015 द्वारा अधिसूचित 
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ( इंटरमीडिएट/ 10 +2 स्तर) संचालन 
नियमावली-2015 के अनुसूची-1 में क्रमांक -12 के रूप में निम्नांकित अंश को शामिल 
करते हुए प्रतिस्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 5 अप्रैल , 2018 


क्र०सं० विभाग का नाम 


पद का नाम 


शैक्षणिक योग्यता ( सरकार 
द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान 
से प्राप्त करना अनिवार्य ) 


नगर विकास एवं भेटनरी सहायक/ किसी मान्यता प्राप्त 
आवास विभाग, चिकित्सा सहायक महाविद्यालय/ संस्थान से 

जीव विज्ञान में इन्टरमीडिएट 


राँची । 


ह० / 

निधि खरे, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 409 -- 50 


